रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I -- खण्ड 1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , अप्रैल 30, 2002/वैशाख 10, 1924 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 30 , 2002 / VAISAKHA 10 , 1924 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 108 ] 


No. 1081 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


--- - - - - 


- - - - - - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


. 


वाणिज्य और उघोग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2002 

सं. 9/ 2002 - 2007 
विषय : 2- 3 - 2002 को हुई भारत नेपाल व्यापार संधि के तहत कुछ मदों के आयात के संबंध में प्रक्रिया । 

फा . सं . 1/89 / 180 / 00001. - भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अधिसूचना संख्या 40/ 2002 - सीमा शुल्क दिनांक 12 अप्रैल, 
2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उक्त अधिसूचना के अनुसार मदों अर्थात् (i ) वनस्पति वसा ( वनस्पति ) ( ii ) एक्रिलिक यार्न (iii ) सीमा 
शुल्क प्रशुल्क अधिनियम , 1975 ( 1975 की संख्या51 ) की पहली अनुसूची के शीर्ष 85 .44 और अध्याय 74 के तहत आने वाले ताम्बे के उत्पाद और 
( iv ) जिन्क ऑक्साइड के आयात की निर्दिष्ट सभी शर्तों के अनुसार यथानिर्दिष्ट शुल्क की दरों पर और मात्राओं तक अनुमति है । 

समय - समय पर यथासंशोधित सांविधिक आदेश संख्या 349( अ ) दिनांक 31 - 3 - 2002 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण , भाग -II, खण्ड 3 
उपखंड ( i ) में यथा अधिसूचितनिर्यात और आयात नीति, 2002 - 2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत और अधिसूचना संख्या 40/2002 - सीमा शुल्क 
दिनांक 12 -4 - 2002 के अनुलग्नक की शर्त संख्या 3 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतदद्वारा 
निम्नलिखित व्यवस्थाओं को अधिसूचित करते हैं : 

1. मदों अर्थात् (i ) वनस्पति वसा ( वनस्पति ) ( ii ) एक्रिलिक यार्न ( iii ) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 ( 1975 की संख्या 51 ) की 
पहली अनुसूची के शीर्ष 85.44 और अध्याय तहत आने वाले तांबे के उत्पाद और (iv ) जिन्क आक्साइड के आयात के यथानिर्दिष्ट शुल्क की दरों 
पर और मात्राओं तक तथा अधिसूचना संख्या 40/ 2002 - सीमा शुल्क दिनांक 12 अप्रैल, 2002 में निर्दिष्ट सभी शर्तों के अनुसार अनुमति है किन्तु यह 
मात्रा ( i) वनस्पति वसा ( वनस्पति ) के मामले में 1, 00 ,000 मी . टन ( ii ) एक्रिलिक यार्न के मामले में 10,000 मी. टन (iii ) सीमा शुल्क प्रशुल्क 
अधिनियम 1975 ( 1975 की संख्या 51 ) की पहली अनुसूची के शीर्ष 85.44 और अध्याय 74 के तहत आने वाले तांबे के उत्पादों के मामले में 7500 
मी. टन और ( iv ) जिन्क आक्साइड के मामले में 2500 मी. टन से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसके लिए समय अवधि दिए गए कलैन्डर वर्ष के मार्च 
महीने की 6 तारीख से शुरू होगी और अगले कलैन्डर पर्प के मार्चमहीने की 5 तारीख को खत्म होगी (किसी वर्ष के लिए उपयोग में न लाया गया कोटा 
रद्द हो जाएगा और इसे अगले वर्ष ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ) इसके आयात की अनुमति ककर भीट्टा/ नक्सलबाड़ी, बिराटनगर/ जोगबनी , 
बिरगंज/ रक्सौल , भेरहवा/ नौतनवा/ नेपालगंज/ नेपालगंज रोड और महेन्द्रनगर/ बनबसा में स्थित लैण्ड कस्टम स्टेशन ( एल सी एस ) के जरिए दी 
जाएगी । 

2. वनस्पति वसा ( वनस्पति ) की 1, 00, 000 मैट्रिक टन तक आयात केवल यथा उल्लिखित वार्षिक कोटे के आधार पर सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग 
कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा । सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा वनस्पति वसा ( वनस्पति ) का वास्तविक आयात 16 मई, 2002 से शुरू होगा । 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एन . एल. लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
1386 GI/2002 

( 1 ) 


गराव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SEÇ , 1] 


-Me 


nmn 


- 


- 


- 


MINISTRYOF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 30th April, 2002 

No. 9 /2002 — 2007 
Subject : Procedure for import of certain itemsunder the India -Nepal Treaty of Trade signed on 2 - 3 - 2002 


E No. 1/89/ 180/00001.- Attention is invited to Government of India , Ministry of Finance (Department ofRevenue ) 
Notification No. 40 / 2002 - Customsdated 12th April, 2002 . As per the said Notification , import of the items viz .., (i) Vegetable 
fats (Vanaspali ) (ü ) Acrylic Yarn ( ii ) Copper products falling under Chapter 74 and heading 85.44 of the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) and ( iv ) Zinc Oxide is allowed at the rates of duty as indicated therein , upto thc 
quantities as indicated therein , as per all the conditions specified therein . 

In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Export and Import Policy 2002 — 2007, as notified in the 
Gazette of India Extraordinary, Part- Il Section 3. Sub -section (ü ) vide $ .O . No. 349 (E ) dated 31-3 -2002 , as amended from time 
to time and as per provisions at condition No. 3 of the Annexure to Notification No. 40 /2002 -Customsdated 12 -4 -2002 , the 
Director General ofForeign Trade hereby notifies the following arrangements : 

. 1. Import of the items(i) Vegetable fats (Vanaspati) (ii ) Acrylic Yarn (iii) Copper products falling under Chapter 74 
and heading 85 .44 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ) and (iv ) Zinc Oxide , at the rates of duty 
and as per all the conditions specified in Notification No. 40/ 2002- Customs dated 12th April, 2002 , upto the quantities 
specificd therein ; viz ., not exceeding (i) 1,00 , 000MT in case of Vegetable fats (Vanaspali), ( ii ) 10 , 000MT in case of Acrylic 
Yam ( iii ) 7 , 500 MT in case of Copper products falling under Chapter 74 and heading 85 .44 of the First Schedule to thc 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) and (iv ) 2500 MT in case of Zinc Oxide, in a timcpcreiod , which shall commence from 
the 6th day ofMarch of a given calendar year and end on the 5th day ofMarch of the succeeding calendar ycar ( the 
unutilized quota for any particular year would lapscand shall not be allowed to be carried forward to the next year), shall be 
permitted only through the Land Customs Stations (LCS ) atKakarbhitta /Naxalbari, Biratnagar /Jogbani. Birganj/Raxaul, 
Bhairahawa Nautanwa. Nepalgunj/Nepalgunj Road and Mahendranagar/Banbasa . 

2 . The import upto 1,00,000 MTs of Vegetable fats (Vanaspati) on annual quota basis as mentioned above shall be 
made only by the Central Warehousing Corporation . The actual imports of Vegetable fats ( Vanaspati ) by Central Warehousing 
Corporation would cominence with effect from 16th May, 2002 . 
This issues in the Public interest . 

N . L . LAKHANPAL , DirectorGeneralof Foreign Trade 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Coutrollor of Publications, Dellii - 110054 . 


